निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 649) पटना , मंगलवार , 9 अगस्त 2016 

योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

9 अगस्त 2016 
सं० यो0ज0शि0 03 / 16 - 09 / 2016 –4115 / यो०वि० — बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम , 
2015 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ योजना एवं विकास विभाग के स्तर पर श्री कृष्ण कुमार, अपर 
सचिव को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 दीपक प्रसाद , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 649-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


